: 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 श्रावण , 1938 ( श० ) 


संख्या- 577 राँची , बुधवार , 


16 अगस्त , 2017 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


- 


अधिसूचना 
8 अगस्त, 2017 


संख्या-13/नि० वि० 04/ 2017 -663/नि० ( 09 ),-- काजी अधिनियम, 1880 संख्या-12 की 
कंडिका- 2 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से मो० 
रेजाउद्दीन , पिता- स्व० अब्दुल करीम , ग्राम -मोहड़ा , थाना +जिला-जामताड़ा , झारखण्ड को जामताड़ा 
जिलान्तर्गत भारतीय मुस्लिम समुदाय के बीच विवाह अनुष्ठानित करने तथा प्रमाण -पत्र देने हेतु 
अनुज्ञप्ति देते हैं एवं उन्हें विवाह निबंधक घोषित करते हैं । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 577 - - 50 


